रजिस्ट्री सं. जी -- 3 / डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003--05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3 / DL ( N ) -04/ 0009/ 2003.05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 20 ] 
No. 20 ] 


दिल्ली , जून 14 जून 20 , 2013, बृहस्पतिवार / ज्येष्ठ 24 — ज्येष्ठ 29 , 1935 
DELHI, JUNE 14 - JUNE 20, 2013 , THURSDAY/JYAISTHA 24 - JYAISTHA 29 , 1935 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 59,61,64 
[ N.C.T.D. No. 59,61,64 


भाग--IV 
PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of theNational Capital Territory of Delhi other than 

Notifications included in Part- 1 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ 

अधिसूचना 

दिल्ली , 14 जून , 2013 
फा. सं. 09 / 38 / 68 / स्था ./ सह / पार्ट फाईल / 1840--47. 
दिल्ली के उप - राज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 
( दिल्ली अधिनियम 2004 का 3 ). की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 
2007 के नियम 3 ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए श्री विश्व मोहन , अतिरिक्त पंजीयक सहकारी समितियाँ को 
उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त 
पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ 
नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , 
दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश एवं नाम से 
बिपन कुमार , उप पंजीयक ( सहकारिता ) 


OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE 

SOCIETIES 
NOTIFICATION 

Delhi, the 14th June, 2013 
No. F. 9/38/ 68 / Estt./ Coop ./ PF/ 1840-47. In 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of DelhiCo-operative Societies Act, 2003 (Delhi 
Act 3 of 2004 ) read with Rule 3 (1 ) of DCS Rules 2007, the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint Sh . Vishva Mohan as Additional 
Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the 
Registrar in discharging his duties and functions under 
the aforesaid Act and Rules with effect from the date he 
assumed charge of the said office . 

By Order and in the name of the 
Lt. Governor of the National Capital 

Territory of Delhi, 
BIPAN KUMAR, Dy. Registrar ( Coop.) 


2733 DG/ 2013 


( 69) 


PART IVI 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JUNE 20 , 2013 /JYAISTHA 29. 1935 


70 


ART, CULTURE AND LANGUAGEDEPARTMENT 


NOTIFICATION 


कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 14 जून , 2013 
सं. फा . 133 )/2012-क.सं.एवं भाषा / 1146-1152... 
इस विभाग के दिनांक 23-5-2012 की समसंख्यांक अधिसूचना के 
अनुक्रम में माननीया मुख्यमंत्री( अध्यक्ष , हिन्दी अकादमी ) राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्द्वारा डॉ . दिविक शर्मा ( डॉ . दिविक रमेश ) 
को हिन्दी अकादमी की गवर्निंग बॉडी का सदस्य मनोनीत करती हैं । 

सुमन राजदान , उप नियंत्रक ( लेखा) 


। 


Delhi, the 14th June , 2013 
No. F. 13 ( 3 ) / 2012/ ACL/ 1146-1152. In 
continuation of this Deptt s cven no , notification dated 
23-5-2012 , the Hon ble Chief Minister of Delhi 
( Chairperson, Hindi Academy ), National Capital Territory 
of Delhi is pleased to nominate Dr. Divik Sharma (Dr. Divik 
Ramesh ) as member of the Governing Body of Hindi 
Academy. 

SUMAN RAZDAN , D. C.A 


-- 


CO -OPERATIVE DEPARTMENT 


OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE 

SOCIETIES 


NOTIFICATION 


सहकारिता विभाग 
कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां 

अधिसूचना 

दिल्ली , 12 जून , 2013 
सं. फा . 47 / 1405 / जीएच / सीएनडी / 2063 / 683.-- 
दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 ( दिल्ली 
अधिनियम -33; 2004 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री दुर्गा सहकारी समूह 
आवास समिति लि . ( स.1405 / जीएस ) सं. अधि . की धारा 37 ( 1 ) 
( ख ) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 ( दिल्ली 
अधिनियम -3 ; 2004 ) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते है तथा तदनुसार 
उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल 
की अवधि अगले 90 दिन तक ( 21-5-2013 से 20-8-2013 ) 
अथवा जब तक कि तथाकथित समिति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था 
पुनर्स्थापित हो जाने तक में जो भी पहले हो तक बढ़ाई जाती है । 


Delhi, the 12th June, 2013 
ENo.47 /1405 / GH/ CND/ 2013/ 683..-.--.In exercise of 
powers conferred by Section 127 of the Delhi Co 
operative Societies Act, 2003 ( Delhi Act 3 of 2004 ), the 
Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi 
hereby exempts Sri Durga Co -operative Group Housing 
Society Ltd. (Regn . No. 1405 /GH ) from the provisions of 
Section 37( 1)( b ) and accordingly extends the period of 
supersession of the Managing Committee and the terin 
ofAdministrator of the said Society for a period of further 
90 days from 21-05-2013 to 20-08-2013 or till the democratic 
set - up is restored , whichever is earlier . 


दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

के उपराज्यपाल के 
आदेश से और उनके नाम पर , 
विश्व मोहन अतिरिक्त सचिव 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital 

Territory of Delhi, 
VISHVA MOHAN , Addl. Secy , 


Printed by the Manager, Government of India Press. Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


